निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 912) पटना, मंगलवार , 9 अक्तूबर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

1 अगस्त 2018 
सं० 17 / प्रो .- 07 - 03 / 2018 - 10222 / सा०प्र० — श्री उमेश प्रसाद गुप्ता, सहायक , गृह विभाग (विशेष शाखा), 
बिहार, पटना को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर बैण्ड वेतन ₹9300 - 34, 800 / - + ग्रेड वेतन ₹4800 पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल - 9 में दिनांक 11.04.2018 से वैचारिक प्रोन्नति / प्रभार ग्रहण की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए जल 
संसाधन विभाग , बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर, अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 

3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0 - 4880 / 2017 राज्य 
सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से 
प्रभावित होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 912-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette .bih .nic. in 


